रजिस्ट्री सं. डी. एल. - 33004/ 99 


REGD. No. D. L. -33004/99 


1 


सत्यमेव जयते 


भारतका राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 
भाग II - खण्ड 3 - उप - खण्ड (i) 
PART II - Section 3 - Sub-section ( i) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 

नई दिल्ली, बुधवार , अक्तूबर 11, 2000 / आश्विन 19 , 1922 
NEW DELHI, WEDNESDAY , OCTOBER 11 , 2000 /ASVINA 19 , 1922 


सं . 528 ] 
No. 528 ] 


संचार मंत्रालय 
( दूरसंचार विभाग ) 

अधिसूचना 

नई दिल्ली, 26 जून , 2000 
सा . का .नि . 783 ( अ ). - केन्द्रीय सरकार, भारतीय तार अधिनियम , 1885 ( 1885 का 13 ) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग 
करते हुए, भारतीय तार नियम, 1951 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है , अर्थात् : 

1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय तार ( द्वितीय संशोधन) नियम, 2000 है । 

( 2 ) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 

2. भारतीय तार नियम, 1951 में , नियम 416 में , उप -नियम ( 2 ) के खण्ड ( ख ) के उप - खण्ड ( iii ) के पश्चात् निम्नलिखित 
अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : 

नियम 416 ( 2 ) ( ख ) ( ii ) व्यतिक्रमी टेलीफोन उपभोक्ता के निकट/ घनिष्ठ सम्बन्धियों को नया टेलीफोन कनैक्शन देने से इन्कार । 

" ( iii ) किसी व्यतिक्रमी टेलीफोन उपभोक्ता के किसी भी संबंधी या सहयोगी को , जो उस व्यतिक्रमी के ही परिसर में रह रहा हो या 
वहां से कार्य कर रहा हो, नया टेलीफोन - कनैक्शन या टैलैक्स कनैक्शन दिये जाने से इन्कार किया जा सकेगा और तथापि , आवेदक को नया टेलीफोन 
कनैक्शन तब दिया जा सकेगा, जब व्यतिक्रमी उपभोक्ता तार प्राधिकरण द्वारा यथा विहित शास्ति सहित बकाया देय का संदाय करेगा । " 

स्पष्टीकरण : इस उप - खण्ड के प्रयोजनों के लिए 

( क ) " संबंधी " शब्द में पति , पत्नी और रक्त - नातेदार शामिल हैं , उदाहरणार्थ, माता- पिता , भाई, बहन, पुत्र या पुत्री ( सौतेला पुत्र और 
सौतेली पुत्री सहित ), ससुराल वाले, हिन्दू अविभक्त कुटुम्ब के सदस्य, किसी पूर्वमृत पुत्र का पुत्र या पुत्री, पुत्रवधु, दामाद , भाई की पत्नी, बहन का 
पति आदि; 
( ख ) " सहयोगी " शब्द में , किसी कम्पनी, फर्म, सोसाइटी या संगम आदि के भागीदार , निदेशक , स्वत्वधारी शामिल हैं । 

___ [ फा. सं. 2 - 27/ 98 - पी .एच. ए. ] 
डा . डी. पी .एस. सेठ, वरिष्ठ उप - महानिदेशक ( सी एस ) एवं 

पदेन अपर सचिव 
टिप्पण : मूल नियम, 1- 9 - 1984 तक संशोधन, पी एण्ड टी मैनुअल, खण्ड 1 , लैजिसलेटिव एनेकटमेन्टस, भाग 1, छठा संस्करण में प्रकाशित हुए 

थे, तत्पश्चात् इनका संशोधन निम्नलिखित द्वारा हुआ : 


2732 GI/ 2000 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


PART II --- SEC . 3 (1) ] 


1 . सा. का . नि . 428 दिनांक 27-4 -1985 
2. सा. का. नि . 729 दिनांक 3 -8- 1985 
3 . सा . का .नि . 982 दिनांक 19-10-1985 
4 . सा . का .नि . 553 ( अ ) दिनांक 27- 3- 1986 
5. सा . का . नि . 314 दिनांक 26 -4 -1986 
6. सा. का. नि . 953 ( अ ) दिनांक 22- 7-1986 
7. सा. का. नि. 566 दिनांक 26 - 7-1986 
8. सा . का. नि. 1121 ( अ ) दिनांक 28 -11 -1986 
9 . सा. का. नि. 167 ( अ ) दिनांक 28 -11-1986 
10. सा . का.नि. 1237 ( अ ) दिनांक 28-11- 1986 
11 . सा . का .नि . 112 ( अ ) दिनांक 25- 2- 1987 
12 . सा . का.नि. 377 ( अ ) दिनांक 9- 4-1987 
13. सा. का.नि . 674 ( अ ) दिनांक 27-7-1987 
14. सा . का. नि . 719 ( अ) दिनांक 18-8 -1987 
15. सा . का .नि. 837 ( अ ) दिनांक 5-10-1987 
16. सा. का.नि . 969 ( अ ) दिनांक 17 -12-1987 
17. सा . का.नि . 337 ( अ ) दिनांक 11 -3 - 1988 
18. सा . का .नि . 301 ( अ ) दिनांक 21 -3-1988 
19 . सा. का.नि. 626 ( अ ) दिनांक 17-5-1988 
20. सा . का. नि . 660 ( अ ) दिनांक 30-5- 1988 
21 . सा . का. नि . 693 ( अ ) दिनांक 16 - 6 -1988 
22. सा. का.नि . 734 ( अ ) दिनांक 24-6 -1988 


23. सा. का. नि. 606 ( अ ) दिनांक 14-8 -1988 
24. सा. का.नि. 8 ( अ) दिनांक 26 -7-1988 
25 . सा .का.नि . 888 ( अ ) दिनांक 1-9- 1988 
26 . सा. का .नि . 985 ( अ) दिनांक 20 -12-1990 
27 . सा. का .नि. 916 ( अ ) दिनांक 9- 9- 1990 
28. सा . का. नि. 1054 ( अ ) दिनांक 2 - 11 -1988 
29. सा . का. नि. 179 दिनांक 16 - 2-1989 
30. सा . का .नि. 358 ( अ ) दिनांक 15- 3-1989 
31. सा . का. नि. 622 ( अ ) दिनांक 14- 6 -1989 
32. सा. का.नि. 865 ( अ ) दिनांक 29 -9-1989 
33 . सा. का. नि. 413 ( अ ) दिनांक 29 - 3-1990 
34. सा. का. नि. 574 ( अ ) दिनांक 15 - 6-1990 
35 . सा. का. नि. 933 ( अ ) दिनांक 3-12-1990 
36. सा . का.नि . 74 दिनांक 17 /18-1-1991 
37. सा . का. नि . 560 ( अ ) दिनांक 26-5 -1992 
38 . सा. का. नि. 543 ( अ ) दिनांक 27 - 6- 1994 
39. सा. का.नि. 516 ( अ ) दिनांक 22-6-1995 
40 . सा. का .नि . 696 ( अ ) दिनांक 10 - 10 -1995 
41. सा. का . नि. 818 ( अ ) दिनांक 28 -12- 1995 
42 . सा . का .नि . 79 ( अ ) दिनांक 17- 1 - 1996 
43. सा . का. नि . 133 ( अ ) दिनांक 15 - 3-1996 
44. सा . का .नि. 255 ( अ ) दिनांक 17- 6- 1996 


MINISTRY OF COMMUNICATIONS 
(Department of Telecommunications) 

NOTIFICATION 

New Delhi, the 26th June, 2000 
G . S. R. 783 ( E ). - - In exercise of the powers conferred by section 7 of the Indian Telegraph Act , 1885 (13 of 
1885 ), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Indian Telegraph Rules, 1951 
namely : 

1. ( 1) These rules may be called the Indian Telegraph (Second Amendment) Rules , 2000 . 

(2 ) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette . 

2 . In the Indian Telegraph Rules, 1951, in rule 416 , in sub- rule (2 ) in clause (b ) after sub -clause (iii), the 
following shall be inserted , namely : 

Rule 416 (2) (b) ( iii ) — Refusal ofNew Telephone Connection to the Near/Closed Relations ofDefaulter Telephone 
Subscriber. 

" ( iii ) a new telephone connection or telex connection may be refused to any relative or an associate living on , 
or working from , the same premises as that of a defaulting telephone subscriber and the new connection may, however, 
be released to the applicant if the defaulting subscriber pays the outstanding dues alongwith penalty; as may be prescribed 
by the Telegraph Authority . " 


[ 417 11 - QUE 3 (1 ) ] 

भारत का राजपत्र : असाधारण 
Explanation : For the purposes of this sub -clause 
( A ) the term “ relative " includes husband , wife and blood relations, for example , parents , brother , sister, son or 

daughter ( including step son , step daughter) , in - laws, members of the Hindu Undivided Family , son or 

daughter of a predeceased son , daughter- in - law , son - in - law , brother s wife , sister s husband etc . 
(B ) the term “ associate ” includes partners, directors, proprietors of a company , firm , society, association , etc. 

[ F No. 2 - 27/ 98- PHA} 
Dr. D . P. S . SETH , Sr. Dy. Director General (CS) 

and Ex -officio Addl. Secy . 
Note :- Principal Rules, as amendment upto 1 - 9 - 1984 , have been published in the P & T Manual Vol. 1 , Legislative 

Enactments , Part II , Sixth Edition , these have been subsequently amended as under : 


1 . G . S. R . 428 dated 27 -4 - 1985 
2 . G . S .R . 729 dated 3 -8 - 1985 
3 . G . S. R . 982 dated 19 - 10 - 1985 
4 . G . S .R . 553 (E ) dated 27 - 3 - 1986 
5 . G . S.R . 314 dated 26 -4 - 1986 
6 . G . S .R . 953 (E ) dated 22 - 7 - 1986 
7. G . S.R . 566 dated 26 -7 -1986 
8 . G . S. R 1121 (E ) dated 28 - 11 - 1986 
9 . G . S. R . 167 (E ) dated 28 - 11 - 1986 
10 . G .S.R . 1237 (E ) dated 28- 11 - 1986 
11. G . S.R 112 (E ) dated 25-2 - 1987 
12 . G .S.R . 377 (E ) dated 9 -4 -1987 
13 . G . S.R . 674 (E ) dated 27 -7 - 1987 
14 . G . S.R 719 (E ) dated 18 - 8- 1987 
15 . G .S. R . 837 (E ) dated 5- 10 - 1987 
16 . G .S.R . 969 (E ) dated 17- 12 - 1987 
17. G .S.R. 337 (E ) dated 11 -3- 1988 
18 . G .S.R . 301 (E ) dated 21-3 - 1988 
19. G .S . R . 626 (E ) dated 17 - 5 - 1988 
20 . G .S .R . 660 (E ) dated 30 -5 - 1988 
21. G .S .R . 693 (E ) dated 16 -6- 1988 
22. G .S. R . 734 (E ) dated 24 -6 - 1988 


23. G . S.R . 606 dated 14 - 8 - 1988 
24 . G . S.R . 812 (E ) dated 26 -7 - 1988 
25 . G . S.R . 888 (E ) dated 1-9 - 1988 
26 . G .S.R . 985 (E ) dated 20 -12 -1990 
27. G . S.R . 916 (E ) dated 9 -9- 1990 
28. G . S.R . 1054 (E ) dated 2 - 11- 1988 
29. G . S .R . 179 dated 16 - 2 - 1989 
30. G .S. R. 358 (E ) dated 15 -3- 1989 
31. G .S.R . 622 (E ) dated 14 -6 - 1989 
32 . G .S. R. 865 ( E ) dated 29 - 9- 1989 
33 . G .S.R . 413 (E ) dated 29 -3- 1990 
34. G .S. R. 574 (E ) dated 15 -6- 1990 
35 . G . S. R . 933 (E ) dated 3 - 12 - 1990 
36 . G .S. R . 74 dated 17/ 18 - 1- 1991 
37 . G .S.R . 560 (E ) dated 26 -5- 1992 
38. G .S.R. 543 ( E ) dated 27-6 -1994 
39. G . S . R . 516 (E ) dated 22 -6 -1995 
40 . G . S. R . 696 (E ) dated 10 - 10 -1995 
41. G .S. R . 818 (E ) dated 28 - 12 -1995 
42. G . S .R . 79 (E ) dated 17 - 1- 1996 
43. G .S .R . 133 (E ) dated 15- 3 - 1996 
44. G . S .R , 255 (E ) dated 17 -6 - 1996 


Printed by the Manager, Govt . of India Press , Ring Road , Mayapuri , New Delhi-110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 . 


